रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


Amma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


WEW 


MIN 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 26 , 2013 / पौष 5 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26 , 2013/PAUSHA 5 , 1935 


सं. 2900 ] 
No. 2900 ] 


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013 
का. आ . 3818 ( अ ). — केन्द्र सरकार भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम , 1959 ( 1959 का 57 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , एतद्द्वारा 1 - 4 - 2013 से 31 -3 - 2015 तक की अवधि के लिए एक समिति का गठन करती है जिसमें 
निम्नलिखित शामिल होंगे : 

गैर - सरकारी सदस्य : 
( i) प्रो. के . एल . कृष्णा अध्यक्ष , 

— अध्यक्ष 
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज 
97 मुनीरका एंक्लेव , 
नेल्सन मंडेला रोड , 
नई दिल्ली -110067 
फोन # 011 - 26192768 , 9871086770 
ईमेल : Krishna @ econdse. org 
साथ ही : 332 , टी जेड होम्स , 
नारायणपुरा , व्हाईटफील्ड , 

बंगलुरू - 560066 ( शरदकालीन पता: जनवाी - फरवरी ) 
( ii ) श्री एस. बी. मिश्रा, 

( भा. प्र. सेवा: 65 ), पूर्व मुख्य सचिव , ओडिशा , 
64, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर- 751009 
फोन # ( 0674 ) 2596473 , 0943720712 
ईमेल: sudhansu41 @ hotmail , com 


- सदस्य 


5413 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


(iv ) 


(iii ) प्रो. राहुल मुख्र्जी 

— सदस्य 
प्रोफेसर , आईआईएम , कोलकाता 
डायमंड हार्बर रोड 
जोका , कोलकाता ( कलकत्ता ) - 700104 
पश्चिम बंगाल 
फोन # ( 033 ) 24678300 
ईमेल:rmuk @ iimcal. ac.in 
प्रो . राजीव करन्दीकर 

- सदस्य 
निदेशक 

चैन्नई मैथमैटिकल इंस्टीट्यूट 
एच1 , एस आईपीसीओटी आई टी पार्क , सिरूसेरी 
केलमबक्कम- 603103 
फोन # ( 044 ) 67480900 

ईमेल: rlk @cmi. ac .in 
सरकारी सदस्य 
( v ) एमओएसपीआई से संबद्ध वित्तीय परामर्शदाता 

सदस्य ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) 
( vi) निदेशक , भा . सां . सं. ( भा . सां . सं. परिषद् के प्रतिनिधि ) 

सदस्य 
( vii) एमओएसपीआई में भा . सां . सं. के मामले देखने वाले निदेशक / उप सचिव सदस्य - संयोजक ( सदस्य सचिव ) 
2. उपर्युक्त समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं : 
( क ) जिस वर्ष के लिए केन्द्र सरकार निधियां उपलब्ध कराएगी, उस वर्ष के दौरान संस्थान ने जिन कार्यों को शुरू करने की 

सहमति दी है , उन कार्यों के बारे में कार्यक्रम दर्शाने वाली विवरणी और साथ ही इन कार्यों के संबंध में सामान्य वित्तीय 

एस्टीमेट्स तैयार करना तथा यथासंभव इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना । 
( ख ) ऐसे कार्यों से सबंधित कार्यक्रमों की बृहत रूप -रेखा के बारे में निर्णय । 
3. समिति को सचिवालयी सहायता आईएसआई द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा । 

4. समिति की जब भी बैठक होगी , वह इसका कार्यवृत्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत 
करेगी । समिति उक्त अधिदेश पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

[ फा . सं. I- 12011/ 10/ 2011 - आईएसआई ] 

एस. एस. बधावन , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th December, 2013 


S . O . 3818 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 8 of the Indian Statistical 
Institute Act, 1959 (No. 57 of 1959 ), the CentralGovernment hereby constitutes a Committee for the period from 1 -4 -2013 to 
31 -3 - 2015 consisting of : 


— Chairman 


Non -OfficialMembers: 

(i) Prof. K .L . Krishna 

Chairperson, 
Madras Institute of Development Studies, 
97 Munirka Enclave , 
Nelson Mandela Road , 
New Delhi - 110067 . 
Tele # 011 - 26192768, 9871086770 


[ ATT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


E -mail ID : Krishna @ econdse . org 
Also at: 332 , T Zed Homes, 
Narayanpura ,Whitefield , 
Bangalore - 560066 . (Winter Add : Jan .- Feb .) 
Shri S .B . Mishra, 

- Member 
(IAS: 65 ), former Chief Secy . Odisha 
64, Forest Park , 
Bhubaneswar-751009 
Tele # (0674 ) 2596473 , 09437230712 
E -mail ID : sudhansu41 @ hotmail.com 
Prof.Rahul Mukherjee 

- Member 
Professor, IIM , Kolkata 
Diamond Harbour Road 
Joka, Kolkata ( Calcutta ) - 700104 
West Bengal 
Tele # (033) 24678300 

E -mail ID : rmuk @ iimcal.ac .in 
( iv ) Prof. Rajiv Karandikar 

- Member 
Director, 
Chennai Mathematical Institute , 
H1, SIPCOT IT Park , Siruseri 
Kelambakkam 603103 
Tele # (044 )67480900 

E -mail ID : rlk @ cmi.ac. in 
OfficialMembers: 
(v) Financial Advisor attached to MOSPI 

- Member ( or his representative) 
(vi) Director, ISI ( representative of ISI Council) 

- Member 
(vii) Director /DS handling ISI matters in MOSPI 

- Member -Convenor (Member Secretary) 
2. The following duties are assigned to the aforesaid Committee : 
(a ) the preparation and to the CentralGovernment as far as possible before the commencement of each 

financial year, of statements, showing programmes of work agreed to be undertaken by the Institute 
during that year for which the Central Governmentmay provide funds , as well as general financial 

estimates in respect of such work and 
(b ) the settlement on broad lines of the programmes of such work . 

3 . Secretarial assistance to the Committee shall be rendered by ISI and the headquarters of the Committee will be 
at New Delhi. 

4 . The Committee shall submit its minutes to the CentralGovernment in the Ministry of Statistics and Programme 
Implementation as and when the Committee meets. The Committee shall submit a Report on the above mandate as and when 
finalised . 

[F.No. I- 12011/ 10 /2011 - ISI] 
S . S . BADHAWAN , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


